निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 327 ) पटना, मंगलवार , 5 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2019 
सं० 2स्था० - 42 / 2019 - 490/ वि०स० - वित्त विभाग द्वारा वेतन सत्यापन के क्रम में दिनांक 01.01. 2009 से प्रदत्त 
द्वितीय एम०ए०सी०पी० को विखंडित किये जाने के फलस्वरूप सभा सचिवालय के अधिसूचना सं० -4699 , दिनांक 
27.06.2017 को संशोधित करते हुए वित्त विभाग के संकल्प सं० - 3ए - 2 - वे. पु० - 09/ 2016 - 3590 ( वि० ) , दिनांक 
24. 05. 2017 तथा वित्त विभागीय पत्रांक - 8891 , दिनांक 14.11.2017 के अनुसरण में श्री जय राम सिंह , प्रशाखा पदाधिकारी 
सम्प्रति अवर सचिव का पुनरीक्षित वेतनमान में संलग्न विवरण के अनुसार दिनांक 01.01 .2016 को औपबंधिक रूप से वेतन 
का पुर्ननिर्धारण किया जाता है । 

सभा सचिवालय द्वारा संलग्न विवरणी में उल्लिखित प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव का औपबंधिक रूप से 
पुनरीक्षित वेतन स्तर में निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग द्वारा कराये जाने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य 
पाये जाने पर निर्धारित वेतन तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अधिक्य राशि की वसूली कर ली 
जायेगी एवं कम राशि के भुगतान की भरपाई कर दी जायेगी । वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प 
में दिये गये निदेशों के अनुरूप अनुमान्य होंगे । 

आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


सं0 | 


नाम एवं | 01 - 01 - | 01 - 01 01 - 01 - 2016 
पदनाम 

| 2016 को | 2016 को | को मौजूदा वेतन | 

मौजूदा मौजूदा ग्रेड बैंड में वेतन 
वेतन बैंड 


01 - 01 - 2016 
को प्राप्त मूल 
वेतन ( स्तम्भ 

4 + 5 ) 


01 - 01- 2016 को | 01 - 01 - 2016 को 
। प्राप्त मूल वेतन x | प्राप्त ग्रेड वेतन का 
2. 57 ( फिटमेंट पे मैट्रिक्स में 
फैक्टर ) अनुमान्य वेतन स्तर 

एवं पुनरीक्षित वेतन 


वेतन वृद्धि की 
तिथि एवं उस 

तिथि को 
वर्णित वेतन 


वेतन 


1 


| 


2 


3 


8 


। 


5400 / 


23150/ 


28550/ 


73374/ 


वेतन स्तर - 11 


श्री जय राम | 
सिंह , प्रशाखा 

पदाधिकारी 
सम्प्रति अवर 

सचिव 


PB- 3 
15600 
39100/ 


74000 / 


01. 07.16 
76200/ 
01. 07. 17 
78500 / 


अभियुक्ति 


01 - 04- 2017 
को पुनरीक्षित 

वेतन 


दिनांक 01- 01 - 2016 के बाद प्रोन्नति / एम. ए. सी . पी . के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण 
प्रोन्नति / | पुनरीक्षित प्रोन्नति / एम. ए. स्तम्भ 12 में स्तम्भ 13 में वेतन वृद्धि 01 -04- 2017 
एम.ए. सी . पी . | वेतन सी . पी . के | उल्लिखित मूल | 

उल्लाखत मूल | उल्लिखित वेतन | की तिथि | का पुनरााक्षत 
की तिथि संरचना फलस्वरूप वेतन पर एक स्तर में स्तम्भ 14 __ एवं उस 

वेतन 
एवं उस ( पे । पुनरीक्षित वेतन वेतन वृद्धि के में उल्लिखित तिथि को 
तिथि को मैट्रिक्स ) संरचना ( पे पश्चात् वेतन वेतन के ठीक वर्णित 
पुनरीक्षित ___ में मूल मैट्रिक्स ) में 

आगे का प्रक्रम 
वेतन वेतन स्तर 
संरचना ( पे 
मैट्रिक्स ) में 
वेतन स्तर 

11 12 13 14 15 16 17 


वेतन 


वेतन 


18 


___ 10 

76200/ 


सभा सचिवालय की 

अधिसूचना सं - 9778 , 
दिनांक 28.11. 17 द्वारा 
अवर सचिव के पद 
पर दिनांक 28. 11. 17 
से प्रोन्नत । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 327-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


